निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 श्रावण 1936 ( AO ) 
पटना , बुधवार , 13 अगस्त 2014 


( संo पटना 665 ) 


सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय 
( समाज कल्याण विभाग ) 

- - - - - - 

अधिसूचना 

31 जुलाई 2014 
सं0 1 / सा0सु0 - विविध - 22 / 09 ( खण्ड - क ) - 1852 — बिहार माता - पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण - पोषण 
तथा कल्याण नियमावली, 2012 के अध्याय - 7 के कंडिका - 23 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य परिषद् का 
प्रावधान है । वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य परिषद् का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है: 
__ 1 | मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार 

पदेन अध्यक्ष 
2 | प्रधान सचिव / सचिव, समाज कल्याण विभाग 

पदेन सदस्य 
| 3 प्रधान सचिव / सचिव, गह विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि, ( उप - सचिव पद से अन्यन ) 

पदेन सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि, ( उप - सचिव पद से अन्यून ) पदेन सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि , ( उप - सचिव पद से अन्यून ) 

पदेन सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि , ( उप - सचिव पद से पदेन सदस्य 
अन्यून ) 
प्रधान सचिव / सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि, ( उप - सचिव पद से पदेन सदस्य 
अन्यून ) 
प्रधान सचिव / सचिव, परिवहन विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि, ( उप - सचिव पद से अन्यून ) पदेन सदस्य 
| निदेशक , सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग 

पदेन सदस्य 
| श्री अरविन्द पाण्डेय , भा0पू0से0, पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित प्रतिनिधि 

सदस्य 
श्री राम उदार झा , महासचिव , बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कर्मचारी युनियन , 

सदस्य 
श्रमिक निवास, वाचस्पतिनगर , पोस्ट - महेन्द्र, थाना - बहादुरपुर, पटना - 800006 ( सामाजिक 
कार्यकर्ता) 
श्री भोलानाथ आलोक , अध्यक्ष , बुजुर्ग समाज नया सिपाही टोला, पूर्णियाँ - 854 301 

सदस्य 
( सामाजिक कार्यकर्ता) 


13 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 अगस्त 2014 
श्री बी0एन0 सिंह, सचिव एवं सेवानिवृत्त प्राध्यापक पटना विश्वविद्यालय, वरीय नागरिक 

सभा , रोड नं0 - 6, राजीव नगर, पटना - 800018 ( सामाजिक कार्यकर्ता) 
14 श्री सुरेश प्रसाद वर्मा, (पेंशनर समाज के प्रतिनिधि ) 
| श्री मतिकान्त झा , सेवानिवृत जिलाधिकारी, श्री नगर, हाता, बच्चा जेल के निकट , पूर्णियाँ 
(पेंशनर समाज के प्रतिनिधि ) 
गिरीश चन्द्र मिश्र, राज्य प्रमुख – बिहार हेल्पेज इंडिया , 212, 
पाटलिपुत्रा कालोनी, पटना - 800013 (वृद्धजनों के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठन के 
प्रतिनिधि ) 
(i) सचिव , सिस्टर निवेदिता मेमोरियल ट्रस्ट , मृदुला भवन , इन्दिरा लेन , 
न्यू जक्कनपुर , पटना । 
( ii ) सचिव, एकता ग्राम सेवा संस्थान, वीरकुंवर सिंह कॉलोनी, हाजीपुर, जिला - वैशाली । 

( वृद्धजनों के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि ) 
18 निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय 


सदस्य 


सदस्य 


| सदस्य – सचिव । 


( 2 ) राज्य परिषद् छ: माह में कम - से - कम एक बार बैठक करेगी । 
( 3 ) पदेन सदस्यों को छोड़कर राज्य परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल , तीन वर्षों के लिए होगा । 
( 4 ) यह समिति अधिनियम, नियमावली के प्रावधानों और वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित कार्यक्रमों / योजनाओं के 

क्रियान्वयन का अनुश्रवण करेगी । 
( 5 ) वृद्धजनों के लिए राज्य नीति का विकास का कार्य करेगी । 
(6 ) वृद्धजनों से संबंधित अपेक्षित बिंदुओं पर राज्य सरकार को सलाह देगी । 
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेशानुसार, 

अमरजीत सिन्हा , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 665 -571 + 1000 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic . in 


